सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 486 राँची, बुधवार , 


19 जून , 2019 (ई ०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
12 जून , 2019 


संख्या-04/ विविध - 10-20/ 2018 का .- 4628-- दिनांक 21.06.2019 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के 
अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के राँची आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु 
झा 0 प्र 0 से 0 के निम्नांकित पदाधिकारियों को राँची जिला प्रशासन के अधीन दिनांक 15.06.2019 से 
दिनांक 22.06.2019 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम 
श्री अभिषेक श्रीवास्तव, 


1 


वर्तमान पदस्थापन 
उप सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची 
उप सचिव,उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची 


757/03, राँची 


2 


श्री अमित कुमार 


3 


787/03 , पू 0 चम्पारण 
श्री नागेन्द्र पासवान , 
785/03, हजारीबाग 
श्री राजेश कुमार सिंह 
प्रथम बैच , गोड्डा 


महाप्रबंधक , विवरेजेज कॉरपोरेशन , उत्पाद एवं मद्य 
निषेध विभाग , झारखण्ड, रांची 
उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद 


4 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 19 जून , 2019 
2. संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त , राँची के कार्यालय में दिनांक 15.06.2019 के 
पूर्वाहन में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 


3. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, राँची के कार्यालय 
में योगदान हेतु निर्धारित तिथि को ससमय योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 486 -- 50 


